प 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आश्विन , 1943 ( श ० ) 
4 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 518 राँची , सोमवार , 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


) 


. 


अधिसूचना 

27 सितम्बर , 2021 
सं ० सं०-16 / औषधि ( स्थापना ) -01-08 / 2019-214 ( 16 ) -- राजकीय फार्मेसी संस्थान , बरियातु , राँची में शिक्षण 
कार्य हेतु निम्नांकित औषधि निरीक्षकों को उनके वर्तमान पदीय कार्यों के अतिरिक्त राजकीय फार्मेसी संस्थान , 
बरियातु में व्याख्याता के पद का अतिरिक्त प्रभार सौपा जाता है । इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय 
नहीं होगाः 

डॉ ० अवधेश उराँव , औषधि निरीक्षक , राँची- III 
श्री नसीम आलम , औषधि निरीक्षक , राँची- VI 

श्री कुंज बिहारी , औषधि निरीक्षक , राँची- v 
2. प्राचार्य , राजकीय फार्मेसी संस्थान , बरियातु , राँची इन प्रतिनियुक्त औषधि निरीक्षकों को व्याख्याता के 
रूप में शिक्षण कार्य हेतु कक्षा समय यह ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेंगे कि इन औषधि निरीक्षकों का 
नियमित कार्य प्रभावित न हो । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


I. 


II . 


III . 


ध्रुव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 518 -- 50 


